रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 19 , 2019 / फाल्गुन 28 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 19 , 2019/PHALGUNA 28, 1940 


सं . 106 ] 
No . 106 ] 


भारतीय विधिज्ञ परिषद् 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019 
22 दिसम्बर, 2017 दिन शुक्रवार को आयोजित भारतीय विधिज्ञ परिषद् की सामान्य सभा के बैठक की कार्यवृत के अंश जोकि 

भारतीय विधिज्ञ परिषद् के परिसर में आयोजित किया गया था । 
मद संख्या 402 / 2017 . - चुनाव बैठक की अध्यक्षता हेतू माननीय श्री भोज चंदर ठाकुर से अनुरोध हुआ और तद्नुसार 
बैठक की अध्यक्षता श्री बी. सी . ठाकुर, सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद् के द्वारा कि गई । दिनाक 28. 10. 2017 के प्रस्ताव के 
अवलोकन में कार्यकारणी समिति के साथ ही साथ न्यास बोर्ड पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव हुआ । भारतीय विधिज्ञ परिषद् 
के सदस्यों ने 22.12.2017 को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारियों और 
कार्यकारिणी समिति और भारतीय विधिज्ञ परिषद् ट्रस्ट के सदस्यों को चुना । 
संकल्प संख्या 268 / 2017 
श्री मनन कुमार मिश्रा का नाम माननीय सदस्य श्री देबी प्रसाद ढल द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वही माननीय सदस्य 
श्री दिनेश पाठक द्वारा अनुमोदित किया गया था । अन्य सदस्यों में से किसी ने भी भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष पद के लिये 
चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नही दिखाई । जैसा कि , मनन कुमार मिश्रा को सर्वसम्मति से भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष 
चुना गया । 
भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष पद का चुनाव 
संकल्प संख्या 269 / 2017 
यह धोषित किया गया कि श्री मनन कुमार मिश्रा को सर्वसम्मति से 16 अप्रैल , 2020 तक भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष चुना 
गया है । 
भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपाध्यक्ष पद का चुनाव 
संकल्प संख्या 270 / 2017 
श्री सतीश ए. देशमुख का नाम माननीय सदस्य श्री प्रताप मेहता द्वारा प्रस्तावित किया गया था और माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र 
दुबे द्वारा अनुमोदित किया गया था , अन्य सदस्यों में से किसी ने भी भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने 
में कोई दिलचस्पी नही दिखाई । इस प्रकार श्री सतीश ए. देशमुख को सर्वसम्मति से भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप 
में निर्वाचित घोषित किया गया । 


1804 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC 4 ] 


Finca pe 271 / 2017 
यह घोषित किया गया कि श्री सतीश ए. देशमुख को सर्वसम्मति से 16 अप्रैल, 2020 तक भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपाध्यक्ष के 
रूप में चुना गया । 

[ faşi144 - III / 4 / 37841. / 582 / 18 ] 

श्रीमानतों सेन , सचिव 


BAR COUNCIL OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th March , 2019 


Extract of the minutes of meeting of the General Council of the Bar Council of India which was held on 

Friday , the 22th December , 2017 in the premises of Bar Council of India at New Delhi. 

ITEM NO . 402 /2017. — The part of the election meeting requested Hon ble Mr. Bhoj Chander 
Thakur to preside and accordingly the meeting was presided over by Mr. B .C . Thakur,Member, Bar Council 
of India . The election of office bearers and members of Executive Committee as well as of Board of Trustees 
was held in the light of the resolution dated 28 . 10 .2017 . The members of Bar Council of India elected the 
following office bearers of Bar Council of India and members of Executive Committee and Bar Council of 
India Trust in the meeting ofGeneral Council held today on 22. 12 .2017 . 
Election for the post of Chairman , Bar Council of India 
Resolution No . 268 /2017 
The name of Mr. Manan Kumar Mishra was proposed by Hon ble Member Mr. Debi Prasad Dhal and the 
same was seconded by Hon ble Member Mr. Dinesh Pathak , none of the other Members showed any interest 
in contesting for the post of the Chairman of the Bar Council of India . As such , Mr. Manan Kumar Mishra 
was unanimously declared elected as the Chairman of the Bar Council of India. 
Resolution No. 269/2017 
RESOLVED that Mr. Manan Kumar Mishra is unanimously elected as the Chairman of the Bar Council of 
India till 16th April, 2020 . 


Election for the post of Vice -Chairman , Bar Council of India 
Resolution No . 270 /2017 
The name of Mr. Satish A . Deshmukh was proposed by Hon ble Member Mr. Pratap Mehta and the same was 
seconded by Hon ble Member Mr. Sahilendra Dubey , none of the other Members showed any interest in 
contesting for the post of the Vice - Chairman of the Bar Council of India. As such , Mr. Satish A . Deshmukh 
was unanimously declared elected as the Vice - Chairman of the Bar Council of India. 
Resolution No. 271 /2017 
RESOLVED that Mr. Satish A . Deshmukh is unanimously elected as the Vice - Chairman of the Bar Council 
of India till 16th April, 2020 . 

[ADVT.-III/4 /Exty ./582 / 18 ] 

SRIMANTO SEN , Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019 .03.19 
22:10 :49 + 05 30 


